M 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
12 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या- 212 राँची, सोमवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
8 मार्च, 2017 ई० 


संख्या- 12 / पी०-1/ 8004/ 2013- 1247-- श्री अनुदीप सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी , राजमहल को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु० -1, राची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

___ श्री सिंह अपने कार्यों के अतिरिक्त सुरक्षा प्रभारी, विधान सभा, झारखण्ड, राँची के प्रभार 
में रहेंगे । 


संख्या--12/ पी०-1/ 8004/ 2013-1248-- श्री सुनिल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु० -1, राँची को 

स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12 / पी० -1/8004 / 2013-1249 -- श्री श्रवण कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक 
व्यूरो, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पाकुड़ के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 12 मार्च, 2018 
संख्या -12 / पी० -1/ 8004 / 2013-1250 -- श्री संतोष कुमार , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , पाकुड़ को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या --12/ पी०-1/ 8004/ 2013-1251-- श्री प्रेमनाथ , पुलिस उपाधीक्षक , झा०स०पु०-01, होटवार , 
राची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय-2), पलामू के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-- 12 / पी०- 1/ 8004/ 2013 -1252 -- श्री प्रभात रंजन बरवार , पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय -2), 
पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खुरी- महुआ , 
गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या--12/ पी०-1/ 8004/ 2013-1253-- श्री अनिल शंकर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खुरी -महुआ , 
गिररिडीह को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( प्रशासन), पुलिस उप 
महानिरीक्षक कार्यालय कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -- 12 / पी०-1/ 8004/ 2013- 1254 -- श्री सुशील पाठक , पुलिस उपाधीक्षक अनुसंधान प्रशिक्षण 

विद्यालय , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( प्रशासन ), पुलिस उप - महानिरीक्षक कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 212 -- 50 


